निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 437 ) 


31 वैशाख 1936 ( AO ) 
पटना , बुधवार, 21 मई 2014 


वित्त विभाग 


- - 


अधिसूचना 

13 मई 2014 
सं0 01 / स्था० ( सं0स0 ) - 05 / 11 - 4121 - विo — बिहार सेवा संहिता के नियम - 234 में निहित प्रावधान के 
अन्तर्गत श्री शशि भूषण पाठक (बि0प्र0से0), संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को स्वयं की चिकित्सा के निमित्त 
दिनांक 18.03. 2014 से दिनांक 06.04.2014 तक उपभोग किए गए अवकाश को 18 ( अठारह ) दिनों के रुपान्तरित 
अवकाश के रुप में स्वीकृत किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

सुधीर कुमार, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 437 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic .in 


